सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 497 राँची, गुरुवार , 


27 जून , 2019 (ई ० ) 


वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
11 जून , 2019 


संख्या-2 / भा ० व 0 से 0( स्था 0) -10/ 2017-2076 / व 0 प 0,-- उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक , गज 
परियोजना, जमशेदपुर के कार्यालय को सुदृढ़ करने एवं इसकी उपयोगिता में वृद्धि करने तथा पश्चिमी 
सिंहभूम , सरायकेला - खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत वन्यप्राणी आश्रयणी तथा गज 
आरक्षण से संबंधित योजनाओं के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय 
लिये जाते हैं : 


1 . 


दुमका वन्यप्राणी प्रक्षेत्र , वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग को गज परियोजना, जमशेदपुर के अंतर्गत 
स्थानांतरित करते हुए दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र किया जाता है । 


इसका मुख्यालय चाण्डिल में होगा । 


2 . 


उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक , गज परियोजना, जमशेदपुर में कार्यरत दलमा वन्यप्राणी प्रक्षेत्र 
को निम्न प्रकार विभक्त करते हुए पुनर्गठित किया जाता है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 27 जून , 2019 


क्र ० सं ० 


प्रक्षेत्र का नाम 


मुख्यालय 


बीट का नाम 


( i) 


दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र । 


मानगो 


मानगो, 


भादोडीह, नूतनडीह , 


पटमदा । 


(ii ) 


दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र । 


चाण्डिल 


दलमा, चकुलिया । 


3 . दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र तथा दलमा वन्यप्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र से संबंधित बीट , सब -बीट एवं 
क्षेत्रफल तथा ग्राम पंचायत एवं वन क्षेत्र आदि की विवरणी एनेक्सर-1 के रूप में संलग्न है । 


4 . 


चाईबासा वन्यप्राणी प्रक्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची से हटाकर उप वन 
संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना , जमशेदपुर के अधीन किया जाता है। 


5 . 


प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 


6 . 


यह व्यवस्था अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रंजना बर्मन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 497 50 


